TRATRA 


11BRARY 


Hd 


CENTRI 


रजिस्ट्री संडी० एल० - 33004/99 


REGD . NO . D . L.-33004 / 99 


- 


R/ 


सत्यमेव जयस 


भारतको राजपत्र 
The Gazette of India 


का 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 


भाग II - खण्ड 3 - - उप - खण्ड (i) 
PART II - Section 3 - Sub -section (i) 


प्राधिकार से प्रकाशित ! 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


- 


A 


- 


- 


सं. 469 ] 
No. 469 ] 


नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, सितम्बर 23 , 1999 / आश्विन 1 , 1921 
NEW DELHI, THURSDAY , SEPTEMBER 23, 1999 /ASVINA 1 , 1921 


- 


वित्त मंत्रालय 
( आर्थिक कार्यविभाग ) 

अधिसूचना 

नई दिल्ली, 23 सितम्बर , 1999 
सा . का. नि . 659 ( अ ), - केन्द्रीय सरकार, सरकारी बचतपत्र अधिनियम, 1959 ( 1959 का 46 ) की धारा 12 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का 
प्रयोग करते हुए , भारत सरकार के वित्त मंत्रालय ( आर्थिक कार्य विभाग ) की भारत के राजपत्र, भाग 2, खण्ड 3, उपखण्ड (i ) , तारीख 6 जुलाई 
1999 में प्रकाशित अधिसूचना सं . सा . का . नि . 492 ( अ ), तारीख 6 जुलाई , 1999 का विखण्डन करती है । 


[ फा . सं. 12/ 4/97 - एन एस - II ] 

एस . डी . पाल, अवर सचिव 


टिप्पणी :--- 


मूल नियम दिनांक 22 - 3 - 1988 की अधिसूचना सा . का . नि . 370 ( अ ) द्वारा प्रकाशित और सा. का . नि . 81 ( अ ) 
दिनांक 6 - 2 - 1989 , सा . का . नि . 8 ( अ ) दिनांक 4 - 1 - 1990 , सा . का . नि . 728 ( अ ) दिनांक 6 - 12- 1991 , 
सा . का . नि . 432 ( अ ) दिनांक 24 - 4 - 1992, सा . का . नि , 567 ( अ ) दिनांक 20 - 8 - 1993, सा . का . नि . 588 ( अ ) 
दिनांक 2- 9 - 1993, सा . का . नि . 4( अ ) दिनांक 1 - 1 - 1999 और सा . का . नि . 492 ( अ ) दिनांक 6 - 7 - 1999 द्वारा संशोधित 
किए गए थे । 


MINISTRY OF FINANCE 
( Department of Economic Affairs ) 

NOTIFICATION 

New Delhi, the 23rd September, 1999 
G . S . R. 659 ( E ). --In exercise of the powers conferred by section 12 of the Government Savings Certificates 
Act, 1959 (46 of 1959 ), the Central Government hereby rescinds the notification of the Government of India in the 
Ministry of Finance (Department of Economic Affairs) numbers GSR 492 ( E ) dafed 6th July , 1999 published in the 
Gazette of India, Part II, Section 3, Sub - section (i) dated the 6th July 1999 . 


[ F. No. 12/ 4/ 97 - NS -II ] 
S. D. PAUL, Under Secy. 


2802 GI/ 99 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 

[ PART I[--- SEC . 3(i)] 
Note: - The principal rules were published vide notification GSR 370( E ) dated 22 -3 -1988 and amended vide 

GSR 81 ( E ) dated 6 - 2 - 1989 , GSR 8 ( E ) dated 4 - 1 - 1990 , GSR 728 ( E ) dated 6 -12- 1991 , GSR 432 ( E ) 
dated 24 - 4- 1992, GSR 567 ( E ) dated 20 - 8 - 1993 , GSR 588 ( E ) dated 2 - 9 -1993, GSR 4 ( E ) dated 1 - 1 - 1999 and 
GSR 492 ( E ) dated 6 - 7 - 99 . 


अधिसूचना 
नई दिल्ली, 23 सितम्बर, 1999 


सा . का . नि . 660 ( अ ). - केन्द्रीय सरकार, सरकारी बचतपत्र अधिनियम , 1959 ( 1959 का 46 ) की धारा 12 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का 
प्रयोग करते हुए, किसान विकास पत्र नियम , 1988 का और संशोधन करने के लिए, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् : 


1. ( 1 ) इन नियमों का संक्षिप्त नाम किसान विकास पत्र ( संशोधन ) नियम, 1999 है । 


( 2 ) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे । 


2. किसान विकास पत्र नियम, 1988 के नियम 12 के पश्चात् निम्नलिखित अन्त : स्थापित किया जाएगा, अर्थात् : -- 


" 12क . वारिसों को संदाय- - ( 1 ) यदि किसी व्यक्ति की , जो किसी बचतपत्र का धारक है , मृत्यु हो जाती है और उसकी मृत्यु 
के समय कोई नामनिर्देशन प्रवृत्त नहीं है तथा धारक की मृत्यु के तीन मास के भीतर भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम , 1925 
( 1925 का 39 ) के अधीन अनुदत्त उसके बिल की प्रोबेट या उसकी संपदा का प्रशासन पत्र या उत्तराधिकार प्रमाणपत्र , 
उपनियम ( 2 ) की सारणी में विनिर्दिष्ट प्राधिकारी को प्रस्तुत नहीं किया जाता है और यदि बचत पत्रों पर शोध्य राशि 60,000 
रुपए से ( मृतक द्वारा धारित और समय - समय पर निर्गमित सभी बचत पत्रों पर शोध्य राशि को सम्मिलित करते हुए ) अधिक 
न हो तो उक्त सारणी में वर्णित प्राधिकारी, ऐसे किसी व्यक्ति को उसका संदाय कर सकेगा जो उसे मृतक की राशि प्राप्त करने 
के लिए या संपदा का प्रशासन के लिए हकदार प्रतीत हो । 


( 2 ) नीचे सारणी में विनिर्दिष्ट प्राधिकारी, बचतपत्र के धारक की मृत्यु होने, पर भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 ( 1925 का 

39 ) के अधीन अनुदत्त उसके विल का प्रोबेट या उसकी संपदा का प्रशासन पत्र या उत्तराधिकार प्रमाणपत्र के प्रस्तुत किए बिना 
ही , प्रत्येक के सामने अंकित सीमा तक के दाये मंजूर करने के लिए सक्षम होगा, अर्थात् : --- 


सारणी 


प्राधिकारी का नाम 


सीमा ( रुपयों में ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( i ) 
( ii ) 
( iii ) 
( iv ) 


काल वेतनमान विभागीय नायब - डाकपाल, डाक विभाग 

500 
निम्नतर चयन श्रेणी में नायब - डाकपाल , डाक विभाग 

1, 000 
उच्चतर चयन श्रेणी में नायब - डाकपाल / उप - डाकपाल / डाकपाल ( सभी अराजपत्रित पद ) 

2, 000 
उप - डाकपाल / ज्येष्ठ डाकपाल/उप - प्रधान डाकपाल/ डाक विभाग का अधीक्षक / डाक विभाग का उप 

10, 000 
अधीक्षक ( सभी समूह ख राजपत्रित पद ) 
मुख्य कार्यालय में प्रधान डाकपाल, डाक विभाग का ज्येष्ठ अधीक्षक ( समूह क ) 

25 , 000 
क्षेत्रीय निदेशक/निदेशक ( प्रधान डाकघर ) ( मुम्बई और कलकत्ता में ) 

40 , 000 
मुख्य महा डाकपाल / महा डाकपाल ( मुख्यालय और क्षेत्र ) 

60 , 000 
[ फा. सं . 12/ 4/ 97 - एनएस -11 ] 

एस. डी . पाल, अवर सचिव 


( v ) 
( vi ) 
( vii ) 


टिप्पणी : - - 


मूल नियम दिनांक 22 - 3 - 1988 की अधिसूचना सा . का . नि . 370 ( अ ) द्वारा प्रकाशित और सा . का . नि . 81( अ ) 
दिनांक 6 - 2 - 1989, सा . का . नि . 8 ( अ ) दिनांक 4 - 1 - 1990 , सा . का . नि . 728 ( अ ) दिनांक 6 - 12 - 1991 , 
सा . का . नि . 432 ( अ ) दिनांक 24 - 4 - 1992 , सा . का . नि . 567 ( अ ) दिनांक 20 - 8 - 1993 , सा . का . नि . 588 ( अ ) 
दिनांक 2 -9 -1993, सा. का. नि . 4 ( अ ) दिनांक 1 - 1 -1999 और सा. का. नि . 492 ( अ ) दिनांक 6 - 7 - 1999 द्वारा संशोधित 
किए गए थे। 


[ ATT II - 05 3 (1) ] 

भारत का राजपत्र : असाधारण 

NOTIFICATION 

New Delhi,the 23rd September, 1999 
G .S.R . 660 (E ).- In exercise of the powers conferred by section 
12 of the Government Savings Certificates Act, 1959 (46 of 1959), 
the Central Government hereby makes the following rules further to 
amend the Kisan Vikas Patra Rules , 1988 , namely : 


1. 


( 1 ) These rules may be called the Kisan Vikas Patra 

( Amendment) Rules , 1999 . 


( 2 ) They shall come into force on the date of their 

publication in the Official Gazette . 


2 . In the Kisan Vikas Patra Rules , 1988 , after rule 12 , the 
following shall be inserted , namely : 


" 12 A . Payment to heirs :- ( 1) If a person who is the holder of a 
savings certificate , dies and there is no nomination in force at the 
time of his death and probate of his will or letters of adminisration 
of his estate or a succession cerificate granted under the Indian 
Succession Act , 1925 (39 of 1925 ) is not, within three months of 
the death of the holder, produced to the authority specified in the 
Table to sub -rule ( 2 ), and if the sum due on the Savings Certificates 
does not exceed Rs. 60 , 000 ( inclusive of the sum due on all savings 
certificates issued from time to time and held by the deceased ), the 
authority mentioned in the said table may pay the same to any 
person appearing to it to be entitled to receive the sum or to 
administer the estate of the deceased . 


( 2 ) The authorities specified in the Table below shall be 
competent to sanction claims upto the limit noted against each on 
the death of the holder of the Savings Certificates without 
production of the probate of his will or letters of administration of 
his estate or Succession certificate granted under the Indian 
Succession Act, 1925 (39 of 1925 ), namely : 

Table 


Name of Authority 


Limit (In Rs) 


500 


(i ) Departmental Sub -Postmasters in Time 

Scale Post Offices . 


( ii ) Sub -Postmasters of Lower Selection Grade 

Post Offices . 


1 ,000 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY . 


[Part II — Sec . 300 ) 


2 ,000 


(iii ) Sub - Postmasters / Deputy . Postmasters / 

Postmasters in Higher Selection Grade 
( All Non -Gazetted ). 


10 , 000 


( iv ) Deputy Postmasters / Senior Postmasters / 

Deputy Chief Post masters / Superintendent 
of Post Offices , Deputy Superintendent of 
Post Offices (All Gazetted Group - B ) 


25 , 000 


) Chief Postmasters in Head Offices , Senior 

Superintendents of Post Offices. (All Group - A ) . 


40 , 000 


( vi) Regional Directors / Director 

(General Post offices ) [ In Mumbai & Calcutta ] 


(vii) Chief Post Masters Generall Post 

Masters General ( Head Quarter & Region ) 


60 , 000 


4 


SA 


[F . No . 12 /4 /97 - NS - 11 ] 
S . D . PAUL , Under Secy. 


Note : The principlal rules were published vide notification GSR 370 
(E ) dated 22. 3 . 1988 and amended vide GSR 81 (E ) dated 6 . 2 . 1989, GSR 
8 (E ) dated 4 . 1 . 1990 , GSR 728 (E ) dated 6 . 12 . 1991 , GSR 432 ( E ) dated 
24 . 4 . 1992 , GSR 567 ( E ) dated 20 .8 . 1993 , GSR 588 (E ) dated 2 . 9 . 1993 , 
GSR 4 (E ) dated 1. 1 . 1999 and GSR 492 ( E ) dated 6 .7 . 99 


Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road , Mayapuri, New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi- 110054. 


